PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ .,JAN. 25, 2000 ( MAGH 5, 1921 SAKA) 


29 


मत्स्य पालन विभाग 


दिनांक 14 दिसम्बर , 1999 


सं ० 3889 पप - 6-99/17785.- चूंकि हरियाणा सरकार के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट 
भूमि , सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव बडखल , ह्दबस्त सं ० 6, तहसील तथा जिला फरीदाबाद , 
म , सरकारी मत्स्य वीज फार्म , बडखल के निर्माण के लिये अपेक्षित है, इसलिए, इसके द्वारा , यह अधिसूचित किया जाता 
है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का अधिनियम 1 ) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन 
हरियाणा सरकार , मत्स्य पालन विभाग , अधिसूचना संख्या 18391 , दिनांकः 9 नवम्बर, 1998 तथा हरियाणा सरकार, मत्स्य 
पालन विभाग , अधिसूचना संख्या 1353 - पप - 6-99/ 7185, दिनांक 12 मई , 1999 के अधिक्रमण में उन सभी व्यक्तियों 
की जानकारी के लिये की जाती है , जिनका इससे सम्बन्ध है । 


उपरोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में 
लगे अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मकारों सहित परिक्षेत्र में भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा 
अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिये, इसके द्वारा , प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के 
राजपत्र या परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में , जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा हो , में प्रकाशन या 
उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से , इनम जो भी बाद में हो , तीस दिन की अवधि के भीतर भूमि अर्जन कलेक्टर , 
संक्टर 12, फरीदाबाद , के सम्मुख लिखित रूप म आक्षेप , यदि कोई हो , दायर कर सकता है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी - एवं - भूमि अर्जन कलैक्टर , संक्टर 12,फरीदाबाद , 
या मत्स्य विकास अधिकारी, बडखल झील , फरीदाबाद , के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


----- 


লিলা 


तहसील 


परिक्षेत्र /गांव/ ह ० ब ० सं ० 


खसरा संख्या 


क्षेत्रफल (एकड़ ) 


1 


2 


3 


5 


फरीदाबाद 


फरीदाबाद 


बड़खल 


67 


1.00 


11/ 01,11 / 02 


एल ० एम० जैन , 
वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

मत्स्य पालन विभाग । 


FISHERIES DEPARTMENT 


The 14th December , 1999 


No.3889- AH -6-99/17785.- Whereas it appears to the Governor of 

Governor of Haryana that the land 
specified below is needed by the Goverpment, at public cxpense , for a public purpose , namely , for the 
construction of Government fish Sced farm Badkhal in the area of village Badkhal and Hadbast No. 
6 , tehsil and district Farid..bad , it is hereby notified that the land described in the specifications below 
is needed for above purpose . 


30 


HARYANA GOVT GAZ., JAN. 25 , 2000 ( MAGH 5 , 1921 SAKA) 


I PARTI 


This ilification is marie under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
( Act 1 of 1894 ) in supersession of Haryana Government , Fisheries Department , Notification No. 5716 . 
AH -6-98 / 18391, dated the 9th Novembar, 1998 and No. 1353-AH -5-99 /7185, dated the 12th May , 1999 , 
for the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers confered by ihe aforesaid section , the Givernor of Haryana hercoy aulher 
rises the officers with their servants , and workmen for time being engaged in the undertaking, to enter upon 
and survey the land in the locality and to do all other acis required or permitted by that section . 

Any person interested , who has any nbjcction to th : acquisition of any land in the locality , may , 
within a period of ! hirly days of the publication of this Notification , i. the Official Gazette or 
in two daily newspapers circulating in The lucality of which at least one shall be 
in the regional language or publicity in the locality , which ever is later, file an objection , 
in writing before the Land Acquisition Collecior, Sector 1 ?, Faridabad , 

Plans of the land may be inspected in the offices of the District Revenue Officer- cum - Land 
Acquisition Collector , Sector 12, Faridabad or Fisheries Development Officer , Badkhal Lake, Faridabad . 


SPECIFICATIONS 


District 


Tchsil 


Khasra No. 


Area in Acces 


Village/ Locolity 
H. B. Nu. 


2 


3 


4 


5 


Faril 


Faridabad 


Badkhal 


67 


1.00 


11/01 , 11/02 


L. M. JAIN. 


Financial Commissioner and Secretary to 
Government Haryana, Fisheries Department. 


न्याय प्रशासन विभाग 


दिनांक 17 नवम्बर , 1999 


संख्या ० 4/ 253/ 90-1 जजे- I. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का केन्द्रिय अधिनियम संख्या 2 की धारा 
24 की उपधारा ( 6) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समपं बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 में वर्णित अधिकारियों को , जिनको 
वर्तमान पदनाम उक्त अनुसूची के खाना 3 में दिए गए हैं , सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए लोक अभियोजक 
है , अर्थात् : -- 


नियुक्त करते 


अनुसूचि 
वर्तमान पदनाम 


क्रम सं . 


व्यक्तियों के नाम 


सर्वश्री 


-- 


ज्ञान सिंह झाण्डा 


सहायक जिला न्यायवादी , कार्यालय , 
जिला न्यायवादी रोहतका 
सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
जिला न्यायवादी , फरीदाबाद । 


2 


जोगिन्द्र सिंह चौधरी 


3 


उमेद सिंह 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
पलवल न्यायालय , जिला फरीदाबाद । 


PART 1 


HARYANA GOVT GAZ . 


JAN. 25 , 2000 ( MAGH 5 , 1921 SAKA) 


31 


क्रम सं ० 


व्यक्तियों के 


वर्तमान पदनाम 


सर्व श्री. 
कुलदीप कुमार गोदारा 


4 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
जिला न्यायवादी, सिरसा 


5 


प्रेम नाथ 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्याषय , 
जिला न्यायवादी पंचकूला 


6 


लाल सिंह यादव 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय 
जिला न्यायवादी , फरीदाबाद 


7 


निमंस प्रकाश 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय 
चरखी दादरी न्यायवादी , जिला भिवानी 


8 


जय भगवान शर्मा 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
सफीदों कोटंस, जिला जीन्द 


सुरेन्द्र पुनिया 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
निदेशक , उयोग प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक 
शिक्षा विभाग, हरियाणा , चण्डीगढ़ 


10 


सुरेमा कुमार यादव 


सहायक जिला न्यायवारी, कार्यालय , 
जिला न्यायवादी, रिवाड़ी 


11 


जमवीर सिंह सांगवान 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
गोहाना कोर्टस , जिला सोनीपत 


12 


नरेन्द्र सिंह 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
जिला न्यायवावी , हिसार 


13 


रामलाल भट्ट 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
पेहवा कोर्टस , जिला कुरुक्षेत्र 


14 


मोहन लाल 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय 
महा प्रबन्धक , हरियाणा रोडवेज , 
यमुनानगर 


15 


रामेश्वर दास 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
जिला न्यायवादी , सिरसा 


16 


बलजीत सिंह बनवाला 


17 


राय सिंह 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
जिला नगर योजनाकार , पानीपत 
सहायक जिजा न्यायवादी कार्यालय 
जिला नगर योजनाकार , अम्बाला , 
सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
जिला न्याय वादी , अम्बाला 


18 


सुभाष चन्द्र पार्य 


32 


HARYANA GOVT - GAZ ., JAN . 25 , 2000 (MAGH 5 , 1921 SAKA) 


[ PART 


क्रम सं ० 


वर्तमान पदनाम 


ब्यक्तियों के 

नाम 


सर्व श्री 


19 


बिशन लाल छोकर 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय 
मिला न्यायवादी , पानीपत 


20 


रामकंवर दहिया 


सहायक जिला नायवादी कार्यालय , 
जिला न्यायवादी , करनाल 


21 


पुरुषोत्तम नारायण 
इन्दोरिया 


सहायक जिला न्यायवादी कर्यालय , 
जिला न्यायवादी , हिसार 


22 


अरूण चन्द 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
पुलिस अधीक्षक , फरीदाबाद 


23 


बलजीत राम 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यायल , 
स्वास्थ्य सेवाएं , हरियाणा, चण्डीगढ़ 


24 


नारायण सिंह चाहर 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
जिला न्यायवादी , करनाल 


2 


5 


इन्द्र पाल बिश्नोई 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
महाप्रवन्धक , हरियाणा रोडवेज , 
फतेहाबाद 
सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
जिला उपायुक्त, फरीदाबाद 


26 


प्रोम कुमार 

असोवाल 


27 


ईश गामार कालड़ा 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
जिला न्यायवादी , सोनीपत 


28 


ईश्वर प्रकाश गौत्तम 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
जिला न्यायवादी , कथल 


29 


सतीश कुमार रंगा 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
महाप्रबन्धक हरियाणा रोडवेज, 
रोहतक 


30 


वजीर सिंह 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
पुलिस अधीक्षक , जीन्द 


31 


महासिंह लाम्बा 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यामय , 
जिला न्यायवादी, रोहतक 


32 


रतन कुमार अग्रवाल 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
निदेशक , लाटरी विभाग . हरियाणा, 
चण्डीगढ़ 


PART 1 ) 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 25, 2000 (MAGH 5, 1921 SAKA ) 


33 


क्रम सं ० 


व्यक्तियों के 


वर्तमान पदनाम 


नाम 


सर्व श्री 


33 


ज्ञान सिंह फोगाट 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
अधीक्षक , अभियन्ता लो . नि.वि ० 

तया सड़क ) शाखा , 
हरियाणा, चण्डीगढ़ 


( भवन 


34 


मदन लाल मेहता 


सहायक जिला न्यायवायी कार्यालय , 
निदेशक , सामाजिक संरक्षण एवं 
सरक्षा विभाग , 

हरियाणा, 
चण्डीगढ़ 


35 


महावीर सिंह 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
महाप्रबन्धक , हरियाणा रोडवेज , 
गुडगांव 


36 


सत्यपाल 


सहायक जिला न्यायवादी 
कार्यालय , उपायुक्त , गुडगांव । 


37 


राज सिंह धनकर 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
जिला न्यायवादी, गुडगांव 


38 


दलीप सिंह बिश्नोई 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
निदेशक , उद्योग विभाग , हरियाणा , 
चण्डीगढ़ 


39 


प्रात्मा राम 


सहायक जिला न्यायवादी , टोहाना 
कोटंस, फतेहाबाद 


ओम प्रकाश कुण्ड 


सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय , 
जिला न्यायवादी , कुरुक्षेत्र 


बी ० डी ० ढालिया , 


वित्तायुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार, 

न्याय प्रशासन विभाग । 


ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT 


The 17th November , 1999 


No. 4/ 253/ 90-1JJI - In exercise of the powers conferred by sub -soction ( 6) of Section 24 of 
the Code of Criminal Procedure 1973 (Central Act No. 2 of 1974) and all other powors enabling him 
in this behalf the Governor of Haryana hereby appoints the persons mentioned in column 2 of the 


34 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 25 , 2000 (MAGH 5 , 1921 3AKA ) 


( PALE I 


the said schedule , to be 


Schedule given below , whose present designation is given in Column 3 of 
Public Prosecutors for the whole of the State of Haryana :-- 

SCHEDULE 


Name of the Peisong 


Sr. 
No. 


Preseat Designation 


1 


2 


3 


S /Shri 

Gian Sisigh Jhanda 


1 


2 


Joginder Pal Chaudhary 


3 


Umed Singh 


Assistant District Attorney 0/0 
District Attorney , Rohtek 
Assiant District Attorney olo 
District Attorney. Faridabad 
Assistant District Attorney o /c 
Palwal Courts , Faridabad 
Assistant District Attorney olo 
Distric : Attorncy , Sirsa 
Assistant District Attorney ols 
District Attorney , Panchkula 


4 


Kuldeep Kumar Godara 


S 


Prem Nath 


6 


Lal Singh Yadav 


7 


Nirmal Parkash 


8 


Jai Bhagwan Sharma 


9 


Surinder Punia 


10 


Suresh Kumar Yadav 


11 


Jagbir Singh Sangwan 


12 


Narinder Singh 


13 


Ram Lai Bhatt 


Assistant District Attorney olo 
District Attorney , Faridabad 
Assistant District Attorney olo 
Charkhi Dadri Courts , District Bhiwani 
Assistant District Attorney olo 
Safidon Courts , Jind 
Assistant District Attornoy olo 
Director, Industrial Training and Vocation 
Education, Haryana , Chandigarh 
Assistant District Attorney olo 
District Attorney , Rewari 
Assistant District Attorney olo 
Gohana Courts, District Sonepat 
Assislant District Attorney olo 
District Attorney, Hissar 
Assistant District Attorney 0/0 
Pehowa Courts District Kurukshetra 
Assistant District Altorney olo 
General Manager , Haryana Roadways , 
Yamunaaagar. 
Assistant District Attornoy o /o 
District Attorney, Sirsa 
Assistant District Attorney olo 
District Town Planner , Panipat 
Assistant District Attorney 0/0 
District Town Planner, Ambala 
Assistant District Attorney 0/0 
District Attorney , Ambala 
Assistant District Attorney o /o 
District Attorney , Panipat 
Assistant District Attorney olo 
District Attorney, Karnal 


14 


Mohun Lal 


15 


Rameshwas Dass 


16 


Baljit Singh B.inwala 


17 


Rai Singh 


18 


Subhash Chander Arya 


19 


Bisliah Lal Chholkar 


20 


Ram Kanwar Dahiya 


35 


PART I ) 


HARYANA GOVT GAZ., JAN , 25 , 2000 (MAGH 5, 1921 SAKA ) 


3 


1 


2 


S / Shri 
Parshotam Narian Indoria 


21 


22 


Arun Chand 


23 


Baljit Ram 


24 


Narain Singh Chahar 


25 


Înder Pal Bishaol 


Assistant District Attorney 0/0 
District Attorney , Hisar 
Assistant District Attorney olo 
Superintendunt of Police , Faridabad 
Assistant District Attorney olo 
Hualth Services , Haryana , Chandigarh 
Assistant District Attorney o /o 
District Attorney , Kiraal 
Assistant District Attorney 0/0 
Gonoral Manager Haryana Roadways 
Fatehabad 
Assista at District Attorney 0/0 
Deputy Commissioner , Faridabad 
Assistant District Attornoy 0/0 
District Attornoy , Sonepat 
Assistant District Aitorney 0/0 
District Attorney, Kaithal 
Assistant District Attorney olo 
General Manager , Haryana Roadways, 
Rohtak 


26 


Om Parkash Assiwal 


27 


Ish Kumar Kalra 


28 


Iswar Parkash Gautam 


29 


Satish Kumar Ranga 


30 


Wazir Singh 


31 


Maha Singh Lamba 


32 


Rattan Kuma. Aggarwal 


33 


Madan Lal Mehta 


34 


Giau Singh Phogat 


35 


Mahavir Singh 


Assistant District Attorney olo 
Superiatendent of Polico , Jind 
Assistant District Attorney o / o 
District Attorney , Rohtak 
Assistant District Atterney olo 
Director of Lotterios , Haryana , 
Chandigarh 
Assistant District Attorney olo 
Diroctor , Social Secu pity and Defence , 
Haryana , Chandigarh 
Assistant Distriot Attornoy olo 
Sipariatoading Engingi, PWD ( B & R ) 
Hiryani, Chandigarh 
Assistant District Attorney olo 
General Managor, Haryana Roadways, 
Gurgaon 
Assistant Distriol Attorney o / o 
Deputy Coinnissioner , Gurgaon 
Assistant District Atto : noy o / o 
District Attornoy, Gurgaon 
Assistant District Attorney olo 
Director, Industries, Haryana , 
Chandigarh 
Assistant District Attorney o / o 
Tobana Courts , Fatehabad 
Assistant District Attornoy 0/0 
District Attorney, Kurukshetra 


36 


Satya Pal 


37 


Raj Singh Dhankar 


38 


Dalip Singh Bish noi 


39 


Atma Ram 


40 


Om Parkash Kundu 


B. D. DHALIA , 


Financial Commissionor and Socretary to 
Government, Haryana , Administration of 

Justice Department . 


